सत्यमेव जबते 
ज्ञारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार दवारा प्रकाशित 


3 अग्रहायण, 1944 (श०) 


संख्या - 558 राँची, गुरूवार, 24 नवम्बर, 2022 (ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
6 अक्टूबर, 2022 


संख्या-1/पी०-104/2010 का-6237--भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्‍ली के पत्रांक- 
154/JH/2021-P.Admn. दिनांक 03.10.2022 के द्वारा प्राप्त सहमति के आलोक A मुख्य निर्वाचन 
पदाधिकारी-सह-सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, weit के पद पर पदस्थापित श्री Ho 
रवि कुमार, भा.प्र.से. (झाः2004) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ सचिव, स्कूली शिक्षा एवं 


साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे | 
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से, 


विनोद कुमार, 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, wel दवारा प्रकाशित एवं मुद्वित, 
झारखण्ड गजट (असाधारण) 558 -50 


